[ 0 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


TV 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1659 ] 
No. 1659] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 28 , 2012 / भाद्र 6 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28 , 2012 /BHADRA 6 , 1934 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 अगस्त, 2012 

सं. 14 ( आर.ई.- 2012 )/ 2009 - 2014 
विषय : कालीन , हस्तशिल्प मदों और रेशम मदों के निर्यात की शर्तों से संबंधित दिनांक 2 - 7 - 2012 की अधिसूचना 

सं . 5 में संशोधन । 
का . आ . 1984 ( अ). --विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 , के पैरा 2.1 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार ( विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा , दिनांक 
2 - 7 -2012 की अधिसूचना सं. 5 ( आर ई- 2012 )/2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

( i ) दिनांक 2 - 7 - 2012 की अधिसूचना सं. 5 ( आर ई - 2012 )/ 2009 - 2014 में उल्लिखित क्रम सं. ४ख ( हस्तशिल्प मदों से 

संबंधित ) के विषय में " प्रतिबंधों के स्वरूप " के प्रावधान 1 - 1 - 2013 से प्रभावी होंगे । 
( ii ) दिनांक 2 - 7 - 2012 की अधिसूचना सं. 5 ( आर ई- 2012 )/2009 -2014 में उल्लिखित क्रम संख्या 8ग, जो कि रेशम के वस्त्रों , 

मेड - अप्स , फैब्रिक्स और एक्सेसरीज़ से संबंधित था , को हटा दिया गया है । 

2. तद्नुसार , संशोधित तालिका निम्नलिखित है : 
क्र . सं . अध्याय 

मद विवरण निर्यात नीति 

प्रतिबंध का स्वरूप 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
8क 57 

ऊनी दरियाँ , दरियाँ , गब्बा , नमधा मुक्त स्वीकृति के अधीन दस्तावेजों ( डी /ए ) के आधार पर निर्यात की 
और शैगी जैसे अन्य फर्श बिछाएतों 

अनुमति नहीं दी जाएगी 
सहित हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे 

जब तक कि 
( क ) ऐसा निर्यात या तो बैंक गारण्टी या ईसीजीसी गारण्टी 

___ के अधीन किया गया हो । 
अथवा 
( ख ) ऐसे निर्यात जो कि अपनी सहायक कम्पनियों/ अपनी 
. व्यापारिक कम्पनियों / अपने कार्यालय सह गोदामों 

को किए गए हों । 


323 ] GI/ 2012 


_ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


2 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


__ ( 5 ) 


8ख 


कोई भी 
अध्याय 


हस्तशिल्प मदें 


मुक्त/ स्वीकृति के अधीन दस्तावेजों ( डी /ए ) के आधार पर निर्यात की 
प्रतिबंधित अनुमति नहीं दी जाएगी 
( यथा लागू ) जब तक कि 

( क ) ऐसा निर्यात या तो बैंक गारण्टी या ईसीजीसी गारण्टी 

के अधीन किया गया हो । 
अथवा 
( ख ) ऐसे निर्यात जो कि अपनी सहायक कम्पनियों/ अपनी 

व्यापारिक कम्पनियों/ अपने कार्यालय सह गोदामों 
को किए गए हों । 

यह दिनांक 1- 1- 2013 से प्रभावी होगा । 
हटा दिया गया है । 


3. इस अधिसूचना का प्रभाव : 

अधिसूचना सं. 5, दिनांक 2- 7 -2012 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं । क्रम सं. 8क हस्तनिर्मित गलीचों इत्यादि से संबंधित 
है जिसमें कोई संशोधन नहीं है । क्रम सं. 8ख हस्तशिल्प मदों के निर्यात से संबंधित है जिनके लिए प्रभावी तिथि बदलकर 1 - 1 - 2013 कर दी गई 
है । क्रम सं. 8ग रेशम की मदों के निर्यात से संबंधित है, जिसे हटा दिया गया है । 

[ फा . सं. 01 / 91 /180/510/एएम 12/निर्यात प्रकोष्ठ ] 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th August , 2012 

No. 14 ( RE - 2012 )/ 2009 - 2014 
Subject : Amendment in Notification No. 5, dated 2 -7- 2012 regarding conditions for export ofCarpets, Handicraft 

itemsand Silk items. 


S. O . 1984 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) as amended , read with para 2. I of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014 , the CentralGovernment . 
hereby makes following amendments in Notification No. 5 (RE -2012 )/2009 -2014 , dated 2 - 7-2012 : 

(i) The provisions in the “ Nature of Restriction " of Notification No . 5 ( RE- 2012 )/2009 - 2014 , dated 2 - 7-2012 in 

respect of S ). No. 8B ( relating to Handicraft Items) will come into effect from 1- 1 -2013 . 
( ii) Sl.No. 8C ofNotification No.5 , (RE-2012 )/2009 – 2014 , dated 2 - 7-2012 relating to Silk garments ,Made ups, 

Fabrics and Accessories is deleted . 
2 . Accordingly , the revised Table will be as under : 


SINo . Chapter 


Item Description 


· Export Policy 


Nature of Restriction 


( 3 ) 


( 4 ) 


(1) (2 ) 
8A57 


Free 


Handmade Woollen Carpets including 
other floor coverings like Woollen 
Durries, Druggets, Gabbas, Namdhas 
and Shaggy 


Export shall not be permitted on the basis of 
Documents against Acceptance ( D / A ) 
unless 
(a ) Such exprot is covered either by Bank 

Guarantee or ECGC Guarantee 


or 


[ 97 ] Il - Que 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 3 


. 


(1) 


(2) 


XB 


Any 


Handicraft items 


(b ) Such export is to own Subsidiaries /own 

Trading Companies /own Office -cum 

Warehouses. 
Free / 

Export shall not be permitted on the basis of 
Restricted Documents against Acceptance ( D / A ) 
(as applicable ) unless 

(a ) Such exprot is covered either by Bank 

Guarantee or ECGC Guarantee 


chapter 


or 


(b ) Such export is to own Subsidiaries/own 

Trading Companies/own Office -cum 
Warehouses . 

This will be with effect from 1- 1- 2013 
Deleted 


3 . Effect of this notification : 

Notification No. 5 of 2 -7 - 2012 imposed certain restrictions. SI. No. 8A pertained to export of Handmade carpet 
etc., for which there is no change . Sl. No. 8B pertained to export of Handicraft items, the effective date of which has been 
shifted to 1 - 1- 2013 . SI. No. 8C pertained to export of Silk items, which stands deleted . 

[F. No. 01 /91/180 /510 /AM 12 /Export Cell] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govemment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


